रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 10 , 2019 / चैत्र 20 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2019/ CHAITRA 20, 1941 


सं . 250 ] 
No. 250 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 


( केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 2019 

सं. 17/ 2019- केन्द्रीय कर 
सा . का .नि . 300( अ). — आयुक्त , केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की धारा 168 के 
साथ पठित धारा 37 की उपधारा ( 1 ) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद् की सिफारिशों पर , 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा . का . नि . 855 ( अ ), तारीख 10 सितम्बर , 2018 द्वारा 
प्रकाशित , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्यांक 44/ 2018 - केन्द्रीय कर , तारीख 
10 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं , अर्थात् : - 

उक्त अधिसूचना में , प्रथम पैराग्राफ में , चौथे परंतुक के पश्चात , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 

" परंतु यह भी कि माल या सेवा या दोनो की मार्च, 2019 मास के लिये केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम , 2017 के 
प्ररूप जीएसटीआर -1 में जावक पूर्ती के ब्यौरे इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 13 अप्रैल , 2019 को 
या उसके पूर्व प्रस्तुत किये जाएँगे ।” । 

[ फा . सं . 20 / 06/ 16/ 2018 - जीएसटी ( भाग II)] 

रूचि बिष्ट, अवर सचिव 


2095 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 44/2018 - केन्द्रीय कर, तारीख 10 सितम्बर , 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में 
संख्यांक सा . का . नि . 855 ( अ), तारीख 10 सितम्बर , 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन भारत के 

साधारण में संख्यांक सा . का .नि . 1249 ( अ), तारीख 31 दिसम्बर , 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना 
संख्यांक 72/2018 - केन्द्रीय कर, तारीख 31 दिसम्बर , 2018 द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th April, 2019 


__ No. 17 / 2019 - Central Tax 


G .S. R. 300( E). — In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1 ) of 
section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the 
Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ), No. 44 /2018 
Central Tax , dated the 10th September, 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 
3, sub -section (i) vide number G .S. R . 855 ( E ), dated the 10th September, 2018 , namely: 


In the said notification , in the first paragraph , after the fourth proviso , the following proviso shall be 
inserted , namely : - 


“ Provided also that the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR - 1 of 
the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of March , 2019 shall be furnished 
electronically through the common portal, on or before the 13th April , 2019.” . 


[ F. No . 20/ 06 /16/ 2018- GST ( Pt. II) ] 

RUCHI BISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 44 /2018 - Central Tax , dated the 10th September, 2018 was published in 

the Gazette of India, Extraordinary , vide number G .S . R. 855( E), dated the 10th September , 2018 and 
was last amended by notification No. 72 /2018 -Central Tax , dated the 31st December, 2018 , published 
in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G . S .R . 1249 ( E ), dated the 31st December , 2018 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 2019 

सं . 18/ 2019- केन्द्रीय कर 
सा . का .नि . 301( अ). - आयुक्त , केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) (जिसे इसमे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ( की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति द्वारा मार्च, 2019 के माह के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त 
अधिनियम की धारा 39 की उपधारा ( 3) के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम , 2017 के प्ररुप जीएसटी - 7 में , विवरणी 
की समयसीमा का विस्तार अप्रैल, 2019 के 12वें दिन तक किया जाता है । 


[ फा . सं . 20 /06/16/ 2018 - जीएसटी (भाग II)] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


[ TT II - QUE 3 ( i) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th April, 2019 

No. 18 /2019 -Central Tax 


G .S .R . 301( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (6 ) of section 39 read with 
section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act), the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by a registered person required 
to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act in FORM GSTR - 7 of the Central 
Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub -section (3 ) of section 39 of the said Act read with rule 66 of 
the CentralGoods and Services Tax Rules , 2017 for the month ofMarch , 2019 till the 12th day of April, 2019 . 


[ F .No. 20 /06 / 16 /2018 -GST (Pt. II )] 

Ruchi Bisht , Under Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

ALOK Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
KUMAR Date: 2019. 04.11 


11: 48 : 15 + 05 30 


